निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 अग्रहायण 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 1185) पटना , वृहस्पतिवार , 14 दिसम्बर 2017 


सं० जी / वी0आई0पी0 - 01 - 08 / 2014 - 10758 

गृह विभाग 
(विशेष शाखा) 


संकल्प 

13 दिसम्बर 2017 
विषयः - माननीय पूर्व सांसदों की सुरक्षा हेतु अंगरक्षक की प्रतिनियुक्ति के संबंध में । 

अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में बिहार सरकार , गृह विभाग (विशेष शाखा ) का संकल्प संख्या 3663, 
दिनांक 12. 12. 2017 के द्वारा मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं । संकल्प की कंडिका - 2( ख ) में निर्वाचित प्रतिनिधियों के 
संदर्भ में अंगरक्षकों की व्यवस्था संबंधी प्रावधान वर्णित हैं । उक्त प्रावधान के अंतर्गत राज्य के माननीय पूर्व 
विधायकों / पूर्व विधान पार्षदों को उनकी सुरक्षा हेतु एक अंगरक्षक की सुविधा दी जा रही है । 


2. उक्त संदर्भ में पूर्व सांसदों द्वारा क्षेत्र भ्रमण एवं जन कल्याण संबंधी कार्यों के दौरान सुरक्षा की आवश्यकता 
का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था । 


3. सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि माननीय पूर्व सांसदों को गृह विभाग 
(विशेष शाखा) का संकल्प संख्या 3663 , दिनांक 12. 12.2017 की कंडिका 2( ख)(vii) में शामिल करते हुए राज्य के 
माननीय पूर्व विधायकों / पूर्व विधान पार्षदों की भाँति एक - एक अंगरक्षक की सुविधा प्रदान की जाए । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 14 दिसम्बर 2017 


आदेश: - 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को 
सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी विभागों / सभी विभागाध्यक्षयों / सभी 
प्रमंडलीय आयुक्तों / सभी जिला पदाधिकारियों / सभी उपायुक्तों / सभी आरक्षी अधीक्षकों / पुलिस 
महानिरीक्षक ( सुरक्षा), बिहार, पटना / पुलिस अधीक्षक ( सुरक्षा) बिहार, पटना / पुलिस महानिदेशक 
के सहायक ( क्यू० ), बिहार , पटना / पुलिस महानिदेशक , बिहार , पटना / अपर पुलिस महानिदेशक, 
विशेष शाखा, बिहार , पटना / अपर पुलिस महानिदेशक (विधि -व्यवस्था), बिहार , पटना को सूचनार्थ 
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाए । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

जितेन्द्र कुमार , 
विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1185 -57 1 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


